PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 28 , 1985 ( JYST . 7, 1907 SAKA) 


1361 


। 


राजस्व विभाग 


. 


युद्ध जागीर 


दिनांक 14 मई, 1985 


- 


क्रमांक 574- ज-(II ) -85/15149.--पूर्वी पंजाव युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1 ए) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री तारा चन्द, पुत्र श्री साधू राम , गांव बेगूपुरा, तहसील नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़, को खरीफ़ , 1976 से खरोफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक , 
कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमाक 583-4-(II ) -85/15198.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें भाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री मंगल सिंह , पुत्र श्री फतेह सिंह , गांव कोसली, तहसील कोसली, जिला रोहतक , 
को रबी , 1977 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 573- ज-( II ) -85/15202.-- श्री छाजु सिंह , पुत्र श्री फतेह सिंह, गांव हालुवास, तहसील व जिला 
भिवानी , की दिनांक 9 अक्तूबर, 1984 को हुई मुत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
पधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाग सक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2(ए )( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री छाजु सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक 
की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1060 - ज- (1).79/ 27934, दिनांक 3 जुलाई, 1979 तथा 
अधिसूचना क्रमांक 1789 - ज- (I) -79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा 
श्रीमती गिन्दो देवी के नाम खरीफ़ , 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई पातों के अन्तर्गत प्रदान करते 
है । 

शुद्धि -पत्र 

दिनांक 10 मई , 1985 
क्रमाक 422-1-(I) -85 / 14856.- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 432 
ज-(I ) 85/11676, दिनांक 15 अप्रैल , 1985 की पांचवी लाईन में खरीफ़ , 1973 " की बजाये "रवी, 1973 " पढ़ा 


जाये । 


प्रो ० पी ० सांगड़!, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार , 


राजस्व विभाग । 


CO -OPERATION DEPARTMENT 


The 16th May, 1985 


No. 414- C - VI- 85 /15423. - The Governor of Haryana is pleased to reconstitutc the State 
Labour and Construction Co - operative Societies Board and to appoint the following as its members : 


Ex- officio Members 


Chairman 


Member 


1. Minister-Incharge Co -operation , Haryana 
2. Secretary to Government , Haryana , 

Finance Department . 
3. Secretary to Government , Haryana , 

Co -operation Department 
4. Secretary to Government , Haryana, 

Irrigation Department 


Do 


Do 


1362 


HARYANA GOVT GAZ ,MAY 28 , 1985 (JYST. 7 , 1907 SAKA ) 


(PART 1 


5. Secretary to Government, Haryana , 

P. W.D. ( B & R ) Department 


Member 


Do 


Do 


6. Secretary to Government, Haryana , 

Local Self Government 
7. Secretary to Government, Haryana, 

Public Health 
8 , Chief Engineer, P.W.D. ( B & R ), Haryana 
9. Chief Engineer, Public Health , Haryana 
10. Chief Engineer , Irrigation Works, Haryana 
11. Chief Conservator of Forests , Haryana 
12. Labour Commissioner, Haryana 


Do 


:: 


Do 


Do 


Do. 


Do 


13. Registrar, Co -operativa Societies , Haryana , 

or his nominee 


Member Secretary 


Autonomous Bodies Representatives 


1 


14. Chairman , State Electricity Board , Haryana 


Member 


Do 


.. 


Do 


Do 


19. Secretary , Agriculture Marketing Board 
16. Managing Director, Warehousing Corporation 
17. Managing Director, Agro - Industries 

Corporation 
18. Managing Director , Land Reclamation 

and Development Corporation 
19. Managing Director, Dairy Development 

Federation 


Do 


m . 


Do 


20. President, Haryana State Co -operative Labour 

Do 
and Construction Federation 

2. The Board shall meet quarterly under the Chairmanship of the Minister- in -charge and in 
his absence Administrative Secretary concerned . The Registrar, Co -operative Sociсties, Haryana 
shall act as Socretary of the Board . He will prepare agenda for each such meeting and 
circulate among members after obtaining approval of Government. 


the Labour and 


3. The function of the Board will be to consider matters relating to 
Construction Co -operative Societies in the State . 


4. The Headquater of the Board shall be at Chandigarh , 

5. Non - official member, being President, Haryana State Co- operative Labour and Cons 
truction Federation Ltd., will get his TADA from the Federation at the rates admissible to 
him which expenditure will be niet out of savings of the budget provided for the relevant 
year . 


7. The Board will continue to fuoction for one year . 


M. K.MIGLANI, 


Commissioner and Secretary to Government Haryana , 

Co -operation Department. 


. 


राजस्व विभाग 


fenti 22 , 1985 


po 613- foto in - 85/ 15940.--. f* fcrute og 37999567 mm Fresfee TE for free fafafezat 
वणित भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् भूमिहीन/ बेघर हरिणनों , पिछड़े वर्ग के सदस्यों 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 28 , 1985 (JYST. 7, 1907 SAKA) 


1363 


तथा प्रार्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को गांव बोरकलां, तहसील दारी, जिला भिवानी में मुफ्त रिहायशी भू- खंड ( प्लाट ) 
प्रावंटित करने के लिए अपेक्षित है जिनके लिए भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार 
राजस्व विभाग , अधिसूचना सं ० 884 -वि.मैल -84 /27391 , दिनांक 10 अक्तूबर, 1984 को प्रकाशित की गई है । 
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नोचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अर्जन कलेक्टर एवं उप-मण्डल अधिकारी ( नागरिक ), दादरी के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र ग्राम तथा 


क्षेत्रफल 


प्रायत सं ० / 
खसरा सं ० 


हदबस्त सं ० 


क ० म ० 


भिवानी 


दादरी 


बोदकला, 

127 


107 


21 


22 


8 0 


130 


ca 


0 


1 


2 


8 0 


9 


4 


1 


10 


1 


103 


7 12 


17 


0 


! 


24/1/1 
24/2/2 


68 


25 


8 


0 


132 


09 


4/2/2 
5/3/1 


4 2 


कुल 67 0 


एल ० सी ० गुप्ता, 


सचिव, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


1364 


HARYANA GOVT GAZ ., MAY 28 , 1985 ( JYST : 7. 1907 SAKA ) 


[ PARTI 


REVENUE DEPARTMENT 


The 22nd May , 1985 


No. 613- Spl.Cell-85 / 15940. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land described in 
the specifications below is needed by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , for 
free allotment of residential plots to landless homeless Harijans, member of the Backward Classes and 
Economically weaker persons in village Bond Kalan , Tabsil Dadri , District Bhiwani,for which Haryana 
Govemment, Revenue Department, notification No. 884- Spl.Cell-84 /27391, dated the 10th October , 1984 
under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , has beon published , it is hereby declared that the 
land described in the specifications below is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , 
for the information of all to whom it may concern . 


The plans of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Collector-cum -Sub . 
Divisional Officer ( C ) , Dadri. 


SPECIFICATIONS 


Locality / Village 

and 


Rectangle No. ! 
Khasra No. 


Area 


District 


Tahsil 


Hadbast No. 


K. M. 


Bhiwani 


Dadri 


Bond Kalan , 127 


107/21 


80 


22 


870 


130/1 


2 


8-0 


9/1 


10/1 


4-4 


105/17 


7--12 


24/1/1 


0-1 


24/2/2 


648 


25 


8-0 


132/4/2/2 


09 


5/2/1 


4-2 


Total 


6740 


L. C. GUPTA , 


Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department. 


